.. 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ.. MAY 31, 1983 (JYST . 10, 1905 SAKA) 


1269 


पर्यटन विभाग 


दिनांक 20 मई , 1983 


क्रमांक 24/ 26/ 82-6 पी ० पी ० ---चूकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे उल्लिखित भूमि की सरकार को 
सरकारो खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्थात् डववाली में पर्यटक मःव्यूह ( टुरिस्ट कंपलैक्स ) की स्थापना के लिए 
अधिनियम 1894, की धारा के अधीन अधिसूचना संख्या 24/ 26/ 82-6 पी.पी. दिनांक 13 मई , 1982 प्रकाशित की गई 
इसलिए इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि की उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है । 


क्लेक्टर डबवाली के कार्यालय में 


निरीक्षण 


भूमि के नक्शे का उपमंडल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन 
किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


खसरा 


क्षेत्रफल 


गांव 
परिक्षेत्र 


कनाल 


मरले 


सिरसा 


डबवाली 


डबवाली 


4 


7 


653/2 
653/1/1 


23 


10 


जोड़ 27 


12 


TOURISM DEPARTMENT 


The 20th May , 1983 
No. 24/ 26/ 82-6MP.-~-Whereas the Governor of Haryana is satisficd that the land specified below 
is needed by the Government at public expense for a public purpose . namely , for sctting up a tourist 
complex at Dabwali, for which notification No. 24/ 26 /82-6PP, dated 13th May , 1982, under section 4 of 
Land Acquisition Act , 1894, has been published , it is hereby declared that the land described in the 
specification below is necded for the above perpose . 

This declaration is made under the provision of section 6 of Land Acquisition Act 1894 , for the 
information of all to whom it may concern . 

The plan of the land may be inspected in the office of Sub -Divisiopal Officer (Civil) -cum - Land 
Acquisition Collector , Dabwali. 

SPECIFICATION 


-- 


District 


Tehsil 


Village / Locality 


Khasra No. 


Area 


K.M. 


Sirsa 


Dabwali 


Dabwali 


653/2 


4.7 


653/1/1 


23.5 


Totall 


27.12 


१ 


